- 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1938 ( श०) 


संख्या - 213 


राँची, गुरुवार , 


6 अप्रैल, 2017 (ई०) 


ग्रामीण विकास विभाग 
(पंचायती राज ) 


अधिसूचना 
23 मार्च, 2017 


राज्य निर्वाचन आयक्त (नियक्ति एवं सेवा शर्त ) संशोधन नियमावली, 2017 


संख्या:- 1 स्था०(वि०)- 134/2013/1021 -- संविधान के (73वाँ संशोधन ) अधिनियम , 1992 
का अनुच्छेद 243 के खण्ड 2 तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 ( झारखण्ड अधिनियम 
3, 2001 ) की धारा 66 उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के 
राज्यपाल , झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली ( संशोधन ) 2011 में 
निम्न प्रकार संशोधन करते हैं | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 अप्रैल, 2017 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ : 
( क ) यह नियमावली झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) 

नियमावली, ( संशोधन) 2017 कही जा सकेगी । 
( ख) यह तुरंत प्रवृत होगी | 
2. झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली ( संशोधन) 2011 के 
नियम (2) में संशोधन : 
( क ) नियम ( 2) की कंडिका 1 में पदग्रहण करने की तिथि से “पांच वर्ष"--- के स्थान पर 

पद ग्रहण की तिथि से “ तीन वर्ष ” प्रतिस्थापित किया जाता है । 

( ख) नियम (2) के प्रथम परन्तुक में “ यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त 5 वर्ष की अवधि 
समाप्त होने के पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है ” के स्थान पर “ यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त 
3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व 64 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है” द्वारा प्रतिस्थापित किया 


जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


वंदना दादेल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 213-- 200 । 


